रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 17022021-225205 

CG - DIL - E - 17022021-225205 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 633 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 16 , 2021 / माघ 27 , 1942 
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 16 , 2021 / MAGHA 27 , 1942 


No. 633 ] ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 16 फरवरी , 2021 


का.आ. 688 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2549 ( अ ) तारीख 30 जुलाई 2020 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के हिंगोली जिले में NH161 ( नई ) 
( बाईपासों सहित ) के कि.मी. 99.100 से कि.मी .139.600 ( कनेरगाँव नाका - हिवराबेल सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 10 सितंबर 
2020 " को " दि टाइम्स ऑफ इंडिया " और " दैनिक पुढारी " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है 


% , 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


949GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 ( नई ) ( बाईपासों सहित ) के कि.मी. 99.100 से कि.मी .139.600 
( कनेरगाँव नाका - हिवराबेल सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : हिंगोली 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति भूमि का 
संख्या 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : हिंगोली 


गांव का नाम : सावरखेड़ा 


1 


245 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.01 


चंद्रकलाबाई दादाराव सरकते ( 245 ) 


2 


245 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.06 


चंद्रकलाबाई दादाराव सरकते ( 245 ) 


3 


246 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0119 


अरुढा रवि जाधव ( 246 ) 


4 


246 


निजी 


| एग्रीकल्चर 


0.0085 


शेखा शकूर शेख हुसैन बेलदार ( 246 ) 


5 


248 


निजी 


| एग्रीकल्चर 


0.0187 


राजू अम्बादास साहू ( 248 ) 


6 


248 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.016 


अरुणा रवि जाधव ( 248 ) 


गांव का नाम : अंबाला 


7 


111 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.02 


अमादास राजाराम इंगोले ( 111 ) 


8 


118 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0205 


भगवन विठोबा इंगोले ( 118 ) 


9 


118 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.02 


इंदूबाई किसान इंगोले ( 118 ) 


10 


118 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0013 


नामदेव ज्ञानदेव इंगोले ( 118 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


गांव का नाम : फालेगांव 


11 


203 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.045 


मुकिन्दा नामदेव धवसे ( 203 ) 


12 


206 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.175 


किशन बलिराम रांखामब ( 206 ) 


गांव का नाम : कलगांव 


13 


322 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0481 


दीपक दवारकदास मूंदड़ा ( 322 ) 


14 


324 


निजी 


| एग्रीकल्चर 


0.02 


महावीर प्रकाशचंद बडेरा ( 324 ) 


15 


325 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.01 


महावीर प्रकाशचंद बडेरा ( 325 ) 


16 


327 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.04 


प्रमीलाबाई भरा प्रकाशचंद बडेरा ( 327 ) 


17 


353 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.04 


मारोती मरीबा कमल ( 353 ) 


गांव का नाम : कानेर्जाओं नका 


18 


184 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.036 


प्रह्लाद जयजी किरदे ( 184 ) 


19 


198 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.178 


गणपत तुकाराम गावंडे ( 198 ) 


20 


198 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.035 


शशिकला मारोती गावंडे ( 198 ) 


21 


199 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.085 


स्वाति आशीष गावंडे ( 199 ) 


गांव का नाम : खानापुर चिता 


22 


16 


निजी 


| एग्रीकल्चर 


0.03 


देवदास लष्मणरो नामदेव लक्समन 
नारायण लक्समन कंबाइन एरिया ( 6 ) 


गांव का नाम : मालडीवरा 


23 


432 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0064 


पांडुरंग हनवंता जाधव ( 432 ) 


24 


447 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0335 


राजेश अमृतलाल बगड़िया ( 447 ) 


25 


503 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.025 


रहोजी जांभोजी डलवे सुंदराबाई 
मारोतराव गावं नीलबती गंगधाररो परेड 
कालबती रजोहि डलवे ( 503 ) 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


गांव का नाम : परोला 


26 


180 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.02 


डॉ जयदीप साहेबराव देशमुख ( 180 ) 


गांव का नाम : सावा 


27 


119 


AGA 


एग्रीकल्चर 


0.03 


मिनटूटै ललितराज खुराना ( 119 ) 


28 


120 


AGA 


एग्रीकल्चर 


0.0151 


जनकराज बृजलाल खुराना ( 120 ) 


कुल 


1.059 


[ T , H. NHA / PIU / Ned / LA / NH - 161 / 2016 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 16th February , 2021 


S.O. 688 ( E ) .— Whercas by the notification of thc Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O. 2549 ( E ) Dated 30 July 2020 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH161 ( New ) ( including Bypasses ) in the stretch of land from Km 99.100 to Km 139.600 ( Kanergaon 
Naka - Hiwerabel Section ) in the district of HINGOLI in the state of MAHARASHTRA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Times of India ” and “ Dainik 
Pudhari " both dated 10 Septmber 2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within stretch of land from Km . 
99.100 to Km . 139.600 ( Kanergaon Naka - Hiwerabel Section ) NH161 ( New ) in the district of HINGOLI in the 

state of MAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : HINGOLI 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Typ / e of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


4 


5 


6 


Taluk : Hingoli 


Village : Sawarkheda 


1 


245 


Private 


Agriculture 


0.01 


Chandrakalabai Dadarao Sarkate 245 


2 


245 


Private 


Agriculture 


0.06 


Chandrakalabai Dadarao Sarkate & 
Dadarao Champatrao Sarkate 245 


3 


246 


Private 


Agriculture 


0.0119 


Arudha Ravi Jadhav 246 


4 


246 


Private 


Agriculture 


0.0085 


Shekha Shakur Shekh Husen Beldar 
246 


5 


248 


Private 


Agriculture 


0.0187 


Raju Ambadas Sahu 248 


6 


248 


Private 


Agriculture 


0.016 


Aruna Ravi Jadhav 248 


Village : Ambala 


7 


111 


Private 


Agriculture 


0.02 


Amadas Rajaram Ingole 111 


8 


118 


Private 


Agriculture 


0.0205 


Bhagvan Vithoba Ingole 118 


9 


118 


Private 


Agriculture 


0.02 


Indubai Kisan Ingole 118 


10 


118 


Private 


Agriculture 


0.0013 


Namdev Gyandev Ingole 118 


Village : Falegaon 


11 


203 


Private 


Agriculture 


0.045 


Mukinda Namdev Dhavase 203 


12 


206 


Private 


Agriculture 


0.175 


Kishan Baliram Rankhamab 206 


Village : Kalgaon 


13 


322 


Private 


Agriculture 


0.0481 


Dipak Dawarkadas Mundadha 322 


14 


324 


Private 


Agriculture 


0.02 


Mahaveer Prakashachand Badera 324 


15 


325 


Private 


Agriculture 


0.01 


Mahaveer Prakashachand Badera 325 


16 


327 


Private 


Agriculture 


0.04 


Pramilabai Bhara Prakashachand 
Badera 327 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


17 


353 


Private 


Agriculture 


0.04 


Maroti Mariba Kamle 353 


Village : Kanergaon Naka 


18 


184 


Private 


Agriculture 


10.036 


Prahlad Jayaji Kirde 184 


19 


198 


Private 


Agriculture 


0.178 


Ganpat Tukaram Gawande 198 


20 


198 


Private 


Agriculture 


0.035 


Shashikala Maroti Gawande 198 


21 


199 


Private 


Agriculture 


0.085 


Swati Ashish Gawande 199 


Village : Khanapur Chitta 


22 


6 


Private 


Agriculture 


0.03 


Devdas Laxmanrao , Namdev laxman 
Narayan Laxman Combine Area 6 


Village : Malhivara 


23 


432 


Private 


Agriculture 


0.0064 


Pandurang Hanvanta Jadhav 432 


24 


447 


Private 


Agriculture 


0.0335 


Rajesh Amritlal Bagadiya 447 


25 


503 


Private 


Agriculture 


0.025 


Rahoji Janhoji Dalve , Sundrabai 
Marotrao Gavan , Nilabati 
Gangdharrao Parade , Kalabati Rajohi 
Dalve & Ramesh Raghoji Dalve 503 


Village : Parola 


26 


180 


Private 


Agriculture 


0.02 


Dr. Jaydip Sahebrao Deshmukh 180 


Village : Sawa 


27 


119 


Private 


Agriculture 


10.03 


Mintutai Lalitraj Khurana 119 


28 


120 


Private 


Agriculture 


0.0151 


Janakraj Brijlal Khurana 120 


TOTAL 


1.059 


[ F , No. NHAI / PIU / NedLA / NH - 161 / 2016 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 

Digitally signed by SURENDER 

MAHADASAM 
MAHADASAM 0630 

Date : 2021.02.17 15:13:30 


